निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 ज्येष्ट 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 703 ) पटना , शुक्रवार , 14 जून 2019 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 


4 जून 2019 


सं० 2 / पी01 -02 / 10 - 904 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 2172 दिनांक 05 .12.18 द्वारा श्री संजय कुमार 
सिंह, तत्कालीन राज्य परियोजना निदेशक , बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति एवं 
स्क्रीनिंग कमिटि का गठन किया गया था । श्री सिंह के स्थानांतरण के उपरान्त विभागीय प्रोन्नति / स्क्रीनिंग कमिटि के 
अध्यक्ष का पद रिक्त है । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रोन्नति समिति के बैठक पर रोक लगायी गयी है । 
बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 के नियम - 15 ( 2) एवं नियम - 23 (2) के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप 
संवर्ग) एवं बिहार शिक्षा सेवा (शिक्षण उप संवर्ग) के पदाधिकारियों के लिए स्क्रीनिंग समिति का गठन निम्नवत् किया 
जाता है: 


श्री विनोद कुमार सिंह 


संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग , बिहार, पटना 


अध्यक्ष 


श्री सुशील कुमार 


सदस्य 


निदेशक (प्रशासन ) - सह - अपर सचिव, 
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना 
उप सचिव - सह - आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, 
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना 


(iii) | श्री अरशद फिरोज 


सदस्य 


(iv) | श्री जाहिद हुसैन 


सदस्य 


अवकाश रक्षित पदाधिकारी, मुख्यालय , 
शिक्षा विभाग , बिहार, पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 जून 2019 


श्री विनोदानन्द झा 


सदस्य 


उप निदेशक , शोध एवं प्रशिक्षण - सह - अतिरिक्त 
प्रभार निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण , शिक्षा विभाग 


2. श्री मो0 जाहिद हुसैन की अनुपस्थिति में श्री तसनीर्मुर रहमान , अल्पसंख्यक सदस्य के रुप में समिति की 
बैठक में भाग लेगें । 
3. पूर्व में निर्गत अधिसूचना / आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेष से 

सुशील कुमार, 
निदेशक (प्रशासन ) - सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 703 - 571 + 100 डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic.in 


